Regd. No . CHD / 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


साom 


KARMA 


TANA.DY 


OVT 
. 


ARYA 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No. 223 -2017 / Ext.] CHANDIGARH , THURSDAY , DECEMBER 21, 2017 (AGRAHAYANA 29 , 1939 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 
संख्या. 18 / 189 / 2017 -3क1. - हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली , 1977 के नियम - 9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 
नगर पालिका, कलानौर, जिला - रोहतक के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाता है, जिनको इसके प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो , जो प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग / महानिदेशक , शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला द्वारा उपायुक्त , रोहतक के माध्यम से किसी व्यक्ति से 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ठ अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें , विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - नगरपालिका कलानौर की उत्तरी सीमा का बसाना रोड से संगम होता है । उक्त बिन्दु से आरम्भ होकर बसाना 
रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुये रेलवे लाईन फाटक तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से रेलवे लाईन के साथ - साथ पश्चिम 
दिशा में चलते हुये सैम्पल रोड तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा में चलते हुये श्री श्रवण के मकान तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से फौजी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से रेलवे रोड पर जहाँ से तहसील रोड कटता है , संगम तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से तहसील रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुये जे0के0एम0 स्कूल के साथ - साथ रोहतक - भिवानी मेन 
रोड जहाँ से तहसील रोड कटता है, संगम तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से रोहतक - भिवानी मेन रोड पर पश्चिम दिशा में 
चलते हुये नगरपालिका की सीमा माईनर तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से माईनर के साथ - साथ नगर पालिका की पश्चिमी 
सीमा पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुये सैम्पल रोड तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से नगरपालिका की उत्तरी सीमा के 
साथ - साथ पूर्व दिशा में चलते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ पर उक्त सीमा का बसाना रोड से संगम होता है , जोकि आरम्भिक 
बिन्दू है । 


( 4853 ) 


4854 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 21, 2017 ( AGHN . 29, 1939 SAKA) 


वार्ड नं0 02 : - जहाँ बसाना रोड पर रेलवे फाटक के सामने मेन रोहतक -भिवानी रेवले लाईन बसाना रोड को काटती है , 
उक्त बिन्दू से आरम्भ होकर बसाना रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुये पालिका द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र के साथ - साथ 
रेलवे क्वार्टर्ज तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से रेलवे क्वार्टर्ज से होते हुये श्री सोमबीर के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री हवासिंह के मकान के रास्ते होते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ उक्त रास्ते का बसाना रोड से संगम होता है , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से बसाना रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुये उस बिन्दू तक, जहाँ पर उक्त रोड का रेलवे रोड के साथ संगम होता है, 
इसके बाद उक्त बिन्दू से बसाना रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुये तपस्वियों वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते 
हुये श्री कृष्ण शर्मा के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री शादी लाल के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री देशराज सचदेवा के मकान तक, इसे बाद उक्त बिन्दू से उत्तम क्लीनिक वाली गली से गुजरते हुये , जहाँ उक्त गली का 
बसाना रोड के साथ संगम होता है श्री ज्ञानचन्द के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री विजय गोठवाल के मकान तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से हरिजन चौपाल तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से इण्डियन पब्लिक स्कूल रोड पर चलते हुये उस बिन्दू 
तक , जहाँ पर उक्त रोड का रेलवे रोड के साथ संगम होता है , इसके बाद उक्त बिन्दू से रेलवे रोड पर चलते हुये रेलवे 
स्टेशन तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से रोहतक - भिवानी मेन रेलवे लाईन के साथ - साथ पूर्व दिशा में चलते हुये उस बिन्दू तक , 
जहाँ पर उक्त रेलवे लाईन का बसाना रोड के साथ संगम होता है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 03 : - जहाँ पर उत्तम क्लीनिक वाली गली बसाना रोड से कटती है, उक्त बिन्दू से आरम्भ होकर डॉ० सतीश चुघ के 
आवास तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से चलकर ठाकुर चुघ के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से लऊ वाला गुरूद्वारा वाली 
गली में पूर्व दिशा में चलते हुये मास्टर जीवन दास बहल के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा में चलते हुये 
श्री बांके बिहारी मन्दिर वाली गली से होते हुये श्री सुन्दर लाल मल्होत्रा के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री भोला चुघ के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से होते हुये श्री हरिश चावला के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
लेडिज हैल्थ सैन्टर वाली गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री राजेन्द्र के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री चिमन लाल पूर्व सरपंच वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ पर उक्त गली का सत जिन्दा 
कल्याणा रोड से संगम होता है । इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री धर्मपाल गुज्जर के मकान से 
गुजरते हुये श्री रघबीर सैनी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से चलकर श्री राकेश सैनी के मकान तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से चलकर श्री दुलीचन्द सैनी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से काली कमली मन्दिर रोड पर पश्चिम दिशा 
में चलते हुये तहसील कार्यालय के कोने तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से तहसील रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुये उस बिन्दू 
तक, जहाँ पर उक्त रोड का रेलवे रोड के साथ संगम होता है तिकोने चौंक तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से इण्डियन पब्लिक 
स्कूल रोड पर चलते हुये हरिजन चौपाल के सामने श्री शान्ति लाल की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से राजू जनरल 
स्टोर तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ उत्तम क्लीनिक वाली गली बसाना 
रोड से कटती है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 04 : - जहाँ पर एस0डी0 स्कूल के सामने वाले तिकोने चौंक से आरम्भ होकर श्री जग्गी दुआ वाली गली में पूर्व दिशा 
की ओर चलते हुये श्री अशोक गुगनानी की दुकान से श्री इन्द्रजीत के मकान से होते हुये, श्री सोनू मदान के मकान तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री केदारनाथ के मकान से होते हुये रिंकू किरयाणा स्टोर तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
बाबा अरविन्द स्वामी वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुये श्री गोपी बनिया की दुकान से योगी स्टूडियों तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से श्रीमति गंगादेई के मकान से होते हुये श्री होशियार सिंह के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से सुबेदार 
श्री जयलाल वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री बुधराम के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा 
की ओर चलते हुये श्री रघबीर सिंह के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री सुरेश मेहरा वाली गली में दक्षिण दिशा की 
ओर चलते हुये श्री भगवान दास की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये आर्य समाज 
मन्दिर वाली गली से होते हुये मेन बाजार सचदेवा पुस्तक भण्डार तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते 
हुये श्री राम स्वीट्स तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से बिचले बाजार में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री शीतल दास के 
मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये अर्जून स्वीट्स तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुये श्री वी0के0 मिगलानी की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री बांके बिहारी मन्दिर वाली गली 
में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री रोशन लाल के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री सुरेन्द्र जुनेजा के मकान तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से एस0डी0 स्कूल के सामने वाले तिकोने चौंक पर उस बिन्दू तक , जहाँ पर उक्त चौंक का बहन जी 
का गुरूद्वारा वाली गली से संगम होता है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 05 : - जहाँ पर मेन बाजार रोड का सीता राम मन्दिर वाली गली से संगम होता है तिकोने चौंक पर श्री पिंटू के 
मकान से आरम्भ होकर सीता राम मन्दिर वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये डी0ए0वी0 चौक पर पण्डित 
श्री ओमप्रकाश घी वाले के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से हुड्डा पार्क के सामने श्री धर्मपाल की दुकान तक , इसके 
बाद उक्त बिन्दू से श्री रामलाल के मकान तक , जहाँ श्री अजीत सिंह वर्तमान पालिका सदस्य वाली गली से श्रीमति डिम्पी चुघ 
वर्तमान पालिका सदस्या वाली गली कटती है, तक । इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री दलीप सिंह धानक वाली गली में दक्षिण 
दिशा में चलते हुये श्री महेन्द्र के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री विरभान पालिका कर्मचारी वाली गली में पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुये वाल्मिकी सामुदायिक केन्द्र के सामने श्री शान्ति स्वरूप वाल्मिकी के मकान तक , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री धर्मा मिगलानी की दुकान से होते हुये एवं महाबीर मन्दिर से होते हुये मुकन्द लाल 
जुनेजा की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री हरिचन्द की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29 , 1939 SAKA) 


4855 


ओर चलते हुये श्री धारे के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से जहाँ पर मेन बाजार रोड का सीता राम मन्दिर वाली गली 
से संगम होता है तिकोने चौंक पर श्री पिंटू के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 06 : - जहाँ से टिकाणा सती भाई साई दास की पश्चिमी दिशा वाली गली का अनाज मण्डी रोड से संगम होता है । 
उक्त बिन्दू से आरम्भ होकर अनाज मण्डी रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये मोखरा रोड चौंक पर चावला के खेत के कोने 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री माईराम पूर्व पालिका सदस्य वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये डी0ए0वी0 चौंक 
संगम पर लाल धर्मशाला के पास जे0पी0 की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये 
श्री जयदयाल की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री जिले मिस्त्री की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुये मास्टर शान्ति स्वरूप के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से सीता राम मन्दिर वाली गली में चलते 
हुये बाबा हरिदास मिष्ठान भण्डार तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा में चलते हुये खुराना हॉस्पिटल तक, इसके बाद 
उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री रोशन लाल बनिया के मकान से होते हुये श्री अशोक रोहिल्ला के मकान 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री देवनारंग के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से बहन जी का गुरूद्वारा वाली गली में 
पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री प्रमोद चुघ के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री सोमनाथ पूर्व पालिका कर्मचारी 
की गली से होते हुये श्री बसन्त लाल के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री दयाल के मकान तक , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री सतीश मिगलानी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर 
चलते हुये श्री वासुदेव दुआ पूर्व पालिका सचिव के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से जहाँ से टिकाणा सती भाई साई 
दास की पश्चिमी दिशा वाली गली का अनाज मण्डी रोड के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 07 : - जहाँ पर बसाना रोड का नगरपालिका कलानौर की उत्तरी सीमा से संगम होता है, उक्त बिन्दू से आरम्भ 
होकर नगरपालिका की उत्तरी सीमा के साथ - साथ खेतों से गुजरते हुये पूर्व दिशा में चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ पर 
नगरपालिका कलानौर की उत्तरी व पूर्वी सीमा आपस में मिलती है , के संगम तक , इसके बाद उक्त बिन्दु से नगरपालिका की 
पूर्वी सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ नगरपालिका कलानौर की पूर्वी सीमा का 
रोहतक - भिवानी मेन रोड से संगम तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से रोहतक - भिवानी मेन रोड पर शहर कलानौर की ओर चलते 
हुये पावर हाऊस से होते हुये धींगड़ा पेट्रोल पम्प तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से अनाज मण्डी रोड पर पश्चिम दिशा की ओर 
चलते हुये मॉडल स्कूल से होते हुये मोखरा रोड चौंक तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये किड्स 
प्ले स्कूल तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री विरेन्द्र सिंह दिल्ली वाले के मकान तक, इसके 
बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री काशी राम के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की 
ओर चलते हुये श्री शेरा की डैरी तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री किशन लाल दुआ पूर्व 
पालिका सदस्य के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री मनोहर लाल के मकान तक, 
इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्रीमती राजकुमारी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री प्रकाश के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री हर भगवान के मकान से होते हुयेएस0डी0 स्कूल तक, इसके बाद 
उक्त बिन्दू से श्री राम के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये लऊ वाला गुरूद्वारा के 
कोने तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री श्याम चक्की वाला के मकान तक, इसके बाद उक्त 
बिन्दू से श्री लेखराज की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री राजेन्द्र के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री बलवान के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से बसाना रोड पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुये बाबा ब्रहम दास की 
कुटिया से होते हुये अनाज मण्डी तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री ओमप्रकाश के मकान 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री निक्कु के मकान से होते हुये श्री सोमबीर के मकान तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा मे चलते हुये रेलवे क्वार्टर्ज के सामने से जाते हुये बसाना रोड के संगम तक, इसके 
बाद उक्त बिन्दू से बसाना रोड पर जहाँ नगरपालिका, कलानौर की उत्तरी सीमा का बसाना रोड से संगम होता है , जोकि 
आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 08 : - जहाँ अनाज मण्डी रोड से मोखरा रोड कटता है, उक्त बिन्दू से आरम्भ होकर अनाज मण्डी रोड पर 
पूर्व दिशा में चलते हुये श्री संजीव बागड़ी के मकान से आरम्भ होकर श्री भूप सिंह गुज्जर के मकान से होते हुये तथा 
श्री सज्जन वकील के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री बनवारी लाल गुज्जर की गली से गुजरते हुये श्री बाला जी 
मन्दिर से श्री साधु राम तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री होशियार सिंह के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
आई0टी0आई0 के पीछे वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ पर उक्त गली का मेन 
रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते 
हुये नागरिक हस्पाताल के सामने आई0टी0आई0 रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुये खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से जिनियस स्कूल वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये जिनियस स्कूल के सामने मलक 
सतराम दास बत्तरा के पॉली हाऊस के कोने तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से कच्ची गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुये उस 
बिन्दु तक , जहाँ उक्त गली का मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है , श्री राजा छोले वाले की दुकान तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से मैन रोहतक - भिवानी रोड पर चलते हुये रविदास मन्दिर के सामने श्री मांगे राम झीमर के मकान तक, इसके 
बाद उक्त बिन्दू से श्री प्यारे लाल प्रजापत के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री शंकर सलूजा के मकान तक, 
इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री अजीत वर्तमान पालिका सदस्य के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री सुबे सिंह के 
मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री कर्ण सिंह, पूर्व पालिका सदस्य वाली गली मे चलते हुये हुडा पार्क के सामने 


4856 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29 , 1939 SAKA ) 


श्री मलक सतराम दास बत्तरा के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पुराना डी0ए0वी0 स्कूल से होते हुये तथा श्री गोविन्द 
के मकान से होते हुये एवं श्री माईराम प्रजापत के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री संजीव बागड़ी के मकान तक , 
जहाँ अनाज मण्डी रोड से मोखरा रोड कटता है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 09 : - उस बिन्दू पर जहाँ नगरपालिका, कलानौर की पूर्वी सीमा का मेन रोहतक -भिवानी रोड से संगम होता है । 
उक्त बिन्दू से आरम्भ होकर नगरपालिका , कलानौर की पूर्वी सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलते हुये उस बिन्दू तक 
जहाँ पालिका की उक्त सीमा जिन्दरान रोड से संगम होता है । इसके बाद उक्त बिन्दू से जिन्दरान रोड पर पश्चिम दिशा में 
चलते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ उक्त रोड का नागरिक हस्पताल के साथ मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है । इसके 
बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये राज सर्विस स्टेशन तक , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से कच्ची गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये जिनियस स्कूल के कोने तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से जिनियस 
स्कूल रोड पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुये खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने श्री रामकुमार, जे. ई . के प्लॉट तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से आई0टी0आई0 रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये जिन्दरान मोड़ चौंक पर बस क्यू सैल्टर 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक -भिवानी रोड पर रोहतक की ओर चलते हुये आई0टी0आई0 के पीछे वाली गली में 
श्री जगदीश के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री जोगिन्द्र फौजी के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री बनवारी लाल गुज्जर वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये मॉडल स्कूल के सामने श्री चन्द्रभान के मकान तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से बाबा शेरनाथ के डेरे तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से बिरला इन्टरप्राईजिज तक, इसके बाद उक्त 
बिन्दू से पावर हाऊस के सामने धर्मबीर आर्य के ढाबे से होते हुये अजीत फिलिंग स्टेशन ( पेट्रोल पैम्प ) तक, इसके बाद उक्त 
बिन्दू से उस बिन्दू पर जहाँ नगरपालिका, कलानौर की पूर्वी सीमा का मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है, जोकि 
आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 10 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ से नगरपालिका, कलानौर की पूर्वी सीमा जिन्दरान रोड से कटती है । 
उक्त बिन्दू से पालिका की पूर्वी सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पुराने कच्चे जिन्दरान मार्ग को पार करते 
हुये उस बिन्दू तक , जहाँ पर पालिका की दक्षिणी - पूर्वी सीमा संगम होता है, तक । इसके बाद उक्त बिन्दू से पालिका 
की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये निगाना रोड के संगम तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
निगाना रोड पर शहर कलानौर की ओर उत्तर दिशा में चलते हुये वेद मॉडल स्कूल से होते हुये, सिद्धार्थ स्कूल से होते हुये , 
को0ओ0 ऑपरेटिव बैंक के साथ हरियाणा रोडवेज वर्क्सशॉप तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से सोसाईटी वाली गली में पूर्व दिशा 
की ओर चलते हुये श्री सोमबीर पावड़ियाँ के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री रामकुमार के मकान तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से श्रीमति लक्ष्मी देवी पूर्व पालिका प्रधान वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ उक्त 
गली का मेन रोहतक -भिवानी रोड से संगम होता है, श्री रामकिशन के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन 
रोहतक -भिवानी रोड पर रोहतक की ओर चलते हुये संत रविदास मन्दिर से होते हुये कलानौर पुलिस स्टेशन तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से जिन्दरान रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये दशहरा ग्राऊड से होते हुये नया डी0ए0वी0 स्कूल तक, इसके 
बाद उक्त बिन्दू से उस बिन्दू तक जहाँ से नगरपालिका, कलानौर की पूर्वी सीमा जिन्दरान रोड से कटती है, जोकि आरम्भिक 
बिन्दू है । 
वार्ड नं0 11 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ मेन रोहतक -भिवानी रोड व निगाणा रोड का संगम होता है । उक्त बिन्दू से 
मेन रोहतक - भिवानी रोड पर रोहतक शहर की ओर चलते हुये पाल स्पेयर पार्टस की दुकान से श्री बिजेन्द्र जांगड़ा के मकान 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दु से श्रीमति लक्ष्मी देवी पूर्व पालिका प्रधान वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये 
श्री बलबीर के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से सोसाईटी वाली गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये को0ओ0 
ऑपरेटिव बैंक तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से डॉ० पांचाल की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से निगाना रोड पर 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री डीगराम के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री अभे राम के मकान से होते हुये उस 
बिन्दू तक, जहाँ निगाना रोड नगरपालिका, कलानौर की दक्षिणी सीमा को काटता है , के संगम तक । इसके बाद उक्त बिन्दू से 
नगरपालिका, कलानौर की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ पश्चिम दिशा में चलते हुये श्री देवी मन्दिर के पीछे वाले कोने तक , 
जहाँ गुढाण रोड के संगम तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से गुढाण रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुये चौधरी गैस एजेन्सी से 
होते हुये , बी0डी0ओ0 ऑफिस से होते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ गुढ़ाण रोड का मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है , 
नगरपालिका सामुदायिक शौचालय तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पर रोहतक की ओर चलते हुये 
नगरपालिका कार्यालय से होते हुये, बत्तरा किरयाणा स्टोर से होते हुये उस बिन्दू तक , जहाँ मेन रोहतक - भिवानी रोड व 
निगाणा रोड का संगम होता है , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 12 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पर श्री मोहन लाल अनेजा वाली गली का महाबीर मौहल्ले वाली गली से 
संगम होता है । उक्त बिन्दू से श्री लधा राम की चक्की से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री पदम वाल्मिकी के मकान तक, 
इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री अशोक जुनेजा के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से वाल्मिकी कम्यूनिटी सैन्टर बड़ा पान्ना 
चौगान माता तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री शान्ति स्वरूप वाल्मिकी के मकान के सामने पड़े खाली प्लॉट के कोने तक , 
इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री नानू राम वाल्मिकी के मकान से होते हुये श्री बलराज के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
मेन रोहतक - भिवानी रोड तक श्री जीत प्रजापत के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पर पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुये श्री मदन लाल बांगड़ी के मकान से होते हुये, श्री साधु राम सैनी की दुकान तक , इसके बाद उक्त 


HARYANA GOVT .GAZ . (EXTRA .), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29 , 1939 SAKA) 


4857 


बिन्दू से श्री जयकर्ण शर्मा पत्रकार की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पुराना हर्ष हॉस्पिटल तक, इसके बाद उक्त 
बिन्दू से पालिका तालाब से होते हुये, श्री राजू बत्तरा की दुकान से होते हुये, श्री रमेश भाटिया की दुकान से होते हुये, 
अवतार कॉमनिकेशन तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से अम्बेडकर भवन वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये 
परूथी स्वीट्स की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से सरदार श्री गुलशन के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से कांग्रेस 
भवन वाली गली में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये श्री मुलखी की दुकान मेन बाजार तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन 
बाजार में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये पंजाब नैशनल बैंक तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से ग्रामीण बैंक, तक, इसके बाद 
उक्त बिन्दू से आर्य समाज मन्दिर वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुये पाली खेड़ा की दुकान तक , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से श्री रवि मुसाफिर के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री सुरेश मेहरा वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते 
हुये श्री कश्मीरी लाल के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री राधे श्याम भारतीय स्टेट बैंक वाले के मकान तक, इसके 
बाद उक्त बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये श्री पालू राम नम्बरदार के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा 
की ओर चलते हुये श्री बाला राम वाल्मिकी के मकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से सुबेदार जयलाल वाली गली में उत्तर 
दिशा की ओर चलते हुये श्री दिलबाग के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री लधा राम की चक्की तक , जहाँ पर 
श्री मोहन लाल अनेजा वाली गली का महाबीर मौहल्ले वाली गली से संगम होता है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 13 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ श्री चिमन लाल पूर्व सरपंच वाली गली का लैडिज हैल्थ सैन्टर वाली गली 
से संगम होता है , उक्त बिन्दू से लैडिज हैल्थ सैन्टर वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुये श्री मनोहर लाल के मकान 
से श्री विक्रम के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री रमेश नारंग के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से 
श्री बिल्ला मल्हौत्रा वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुये श्री पप्पू सैम्पल वाले के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू 
से श्री मानसिंह सुनार के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये मास्टर श्री भूपेन्द्र की दुकान 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री दिवान सिंह रोहिल्ला की दुकान तक , इसके बाद उक्त 
बिन्दू से डॉ लक्की के क्लीनिक तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये कांग्रेस भवन तक , इसके बाद 
उक्त बिन्दू से अम्बेडकर भवन रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ उक्त रोड का मेन 
रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है श्री गोपाल चावला की दुकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड 
पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से होते हुये, ओ०बी०सी० बैंक से होते हुये, 
भारतीय स्टेट बैंक से होते हुये , श्री राम प्रजापत की नर्सरी तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये 
सत जिन्दा कल्याणा आश्रम तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्रीमति बिमला आनन्द, वर्तमान मनोनित पालिका सदस्या के मकान 
तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री मनोहर लाल के मकान तक , जहाँ श्री चिमन लाल पूर्व सरपंच वाली गली का लैडिज हैल्थ 
सैन्टर वाली गली से संगम होता है , जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 14 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ तहसील रोड से काली कमली मन्दिर रोड कटता है, जे0के0एम0 स्कूल के 
सामने काली कमली मन्दिर रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये पालिका के झांझर वाला तालाब के कोने से आरम्भ होकर 
श्री बनवारी गुज्जर के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री जयसिंह के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से पूर्व दिशा 
की ओर चलते हुये पटवार खाने तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये मेन रोहतक -भिवानी रोड पर 
पालिका सामुदायिक शौचालय के साथ पालिका की दुकान तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पार करते 
हुये श्री धर्मपाल की दुकान तक , जहाँ पर डिग्गी रोड का मेन रोहतक -भिवानी रोड से संगम होता है , इसके बाद उक्त बिन्दू 
से डिग्गी रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये श्री राजेश ( जोली) प्रजापत के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से बोंद 
रोड पर चलते हुये श्री रामचन्द्र के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से श्री जिले के मकान से होते हुये , श्री ताज के मकान 
से होते हुये श्री बलबीर बाघपुरिया के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये मेन 
रोहतक - भिवानी रोड को पार करके शिवम् मोटर्स तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से तहसील रोड पर उत्तर दिशा की ओर चलते 
हुये उस बिन्दू तक जहाँ तहसील रोड से काली कमली मन्दिर रोड कटता है पालिका के झांझड़ वाले तालाब के कोने तक, 
जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 15 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पर गुढाण रोड का मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है । उक्त बिन्दू 
से गुढाण रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पशु हस्पताल के कोने से उस बिन्दू तक जहाँ पर गुढाण रोड का 
नगरपालिका, कलानौर की दक्षिणी सीमा से संगम होता है, इसके बाद उक्त बिन्दू से नगरपालिका, कलानौर की दक्षिणी सीमा 
के साथ - साथ पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ पर नगरपालिका की दक्षिणी सीमा का बोंद रोड से संगम 
होता है , इसके बाद उक्त बिन्दू से उस बिन्दू तक जहाँ पर नगरपालिका, कलानौर की दक्षिणी सीमा उत्तर दिशा की ओर 
मुड़ती है । इसके बाद उक्त बिन्दू से पालिका की उक्त सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक 
जहाँ पर पालिका की उक्त सीमा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, इसके बाद उक्त बिन्दू से नगरपालिका की दक्षिणी सीमा के 
साथ - साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये उस बिन्दू तक जहाँ पर नगरपालिका की उक्त सीमा का पश्चिमी सीमा से संगम 
होता है, इसके बाद उक्त बिन्दू से नगरपालिका , कलानौर की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुये मेन 
रोहतक - भिवानी रोड पर सन्तोषी माता के मन्दिर तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक - भिवानी रोड पर पूर्व दिशा की 

ओर चलते हुये श्री राजबीर के मकान से होते हुये, श्री जयबीर के मकान से होते हुये , श्री कृष्ण लाल के मकान से होते हुये 
भिवानी चुंगी पर श्री सन्तराम के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये डॉ0 सुरजीत के 
मकान से होते हुये , श्री प्रकाश के मकान से होते हुये, श्री ओमप्रकाश के मकान तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से बोंद रोड को 


4858 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29 , 1939 SAKA ) 


पार करके पालिका के तालाब तक , इसके बाद उक्त बिन्दू से बोंद रोड पर चलते हुये अमर बैकेट हाल तक, इसके बाद उक्त 
बिन्दू से डिग्गी रोड पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुये मेन रोहतक - भिवानी रोड के संगम पर श्री धर्मा के मकान तक , इसके 
बाद उक्त बिन्दू से मेन रोहतक -भिवानी रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुये विश्वकर्मा धर्मशाला के कोने तक, इसके बाद 
उक्त बिन्दू से मस्जिद से होते हुये, पंचायती गऊशाला तक, इसके बाद उक्त बिन्दू से उस बिन्दू तक जहाँ पर गुढाण रोड का 
मेन रोहतक - भिवानी रोड से संगम होता है, जोकि आरम्भिक बिन्दू है । 


आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 21st December , 2017 
No. 18 / 189 /2017 -3C1. - In pursuance of the provision of Rule - 9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/ notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee , 
Kalanaur, District – Rohtak for information of the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette, together with objections 
and suggestions if any, which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local 
Bodies Department /Director General, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula through Deputy Commissioner , 
Rohtak from any person in respect of the proposalbefore the expiry of the period so specified . 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- The North Boundary of Municipal Committee Kalanaur is Junctioned with Basana Road , starting 
from the point to the south side of the Basana Road upto Railway Line Phatak , again starting from the point along 
with Railway Line towards west direction is upto Saimple Road , after that starting from the point towards south 
direction is upto Sharwan house , after that starting from the point to Fauji s house , after that starting from the point to 
junction Railway Road where the Tehsil Road is divided , after that starting from the point towards south direction on 
Tehsil Road side by side of J. K .M . School on Rohtak - Bhiwani Main Road from Tehsil Road is divided upto junction , 
after that starting from the point to west direction on Rohtak - Bhiwani Road the Boundary of Municipal Committee is 
upto Mainer, after that starting from the point along with Mainer on the west side ofMunicipal Committee towards 
North side is upto Saimple Road , after that starting from the point alongwith north side towards east side where the 
junctions of said Boundary is made in Basana Road , i.e. starting point. 
Ward No. 02 : - In the front of Railway Phatak on the Basana Road where main Rohtak - Bhiwani Railway Line is 
divided Basana Road , starting from the point in south direction of Basana Road is upto Railway Quarters adjacent 
with Community Center made by Municipal Committee again starting from the point to Sombir s house through 
Railway Quarters, after that starting from the point is upto the said point through Hawa Singh s house way where the 
said way is junctioned with Basana Road again starting from the point toward south side on Basana Road upto that 
point the Road and Railway Road is junctioned again starting from the point in south side on Basana Road towards & 
East side on Tapshvio wali gali upto house of Krishan Sharma, then upto house of Shadi Lal, then starting from point 
upto house of Desraj Sachdeva , then through Uttam Clinic wali gali upto house of Gyan Chand where the gali and 
Basana Road junctioned , then upto Vijay Gothwal after that starting from point to Harizan Chaupal then on the Road 
of Indian Public School where the said Road is junctioned with Railway Road , then starting from Railway Road upto 
Railway Station , then again starting from the point in east side by side of Rohtak - Bhiwani main Railway Line, where 
the Basana Road is junctioned Railway Line , i.e. starting point. 
Ward No. 03 : - Where the gali of Uttam Clinic divided the Basana Road starting from to house of Dr. Satish Chugh , 
then again starting to house of Thakur Chugh after that again starting from in north side of Lau Wala Gurudwara wali 
gali upto house of Master Jiwan Dass Bahal, again starting from in south direction through Banke Bihari Temple to 
Sunder Lal Malhotra s house , then to house of Bhola Chugh , then to Harish Chawla s house , then to the house of 
Rajender in west side of Ladies Health Center wali gali, then starting in south side Chiman Lal Ex . Sarpanch wali gali 
to said point where Sat Jinda kalian Road is junctioned , then starting from the point to house of Raghubir Saini in 
south side through house of Sh . Dhram Pal Gujjar, then upto the house of Rakesh Saini house , then to house of 
Duli Chand Saini, then to the corner of Tehsil office in west side of Kali Kamli Mandir Road , where the said Road is 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29, 1939 SAKA) 


4859 


junctioned in Railway Road upto Tikona Chowk, then upto Shop of Shanti Lal in front of Harizon of Indian Public 
School Road , then upto Raju General Store , then starting from the point in north side where Street of Uttam Clinic 
divided to the Basana Road , i.e. starting Point. 
Ward No. 04 : - Starting from Tikona Chowk in front of S .D . School towards east side through Street of Jaggi Dua , 
from shop of Sh . Ashok Gugnani and through the house of Inderjit upto Sh . Sonu Madan s house, then upto 
Rinku Kiryana Store through house of Sh . Kedar Nath , then upto Yogi Studio from Gopi Baniya shop of north 
side of Street of Baba Arvind Sawami, then house of Smt. Gangadai to house of Sh . Hoshiar Singh , then to the 
house of Budh Ram from Street of Subedar Jai Lal in South side, then from starting west side upto house of 
Sh . Raghubir Singh , then upto Shop of Sh. Bhagwan Dass in South side of Street of Suresh Mehra, then starting from 
point in west side of Street of Arya Samaj Mandir upto Sachdeva Book Depot, Main Bazaar, then upto Shri Ram 
Sweet in west side of said point, then starting from the north side of Bichla Bazaar upto Sheetal Dass house , then upto 
Arjun Sweet in the west side of point, then upto house of Roshan Lal in north side Street of Banke Bihari, then upto 
the house of Surender Juneja , then from Tikona Chowk in front of S . D . School, where the Street of Bahenji Ka 
Gurudwara and said Chowk junctioned , i.e. starting point. 
Ward No. 05 :- Where the junction of Main Bazaar Road and Street of Sita Ram Mandir is held starting from house 
of Pintu on Tikona Chowk in North side Street of Sita Ram Mandir upto house of Pt. Shri Om Parkash s, Gheewala 
on D . A . V . Chowk, then to shop of Dharampal in front of HUDA Park , then to the house of Sh . Ram Lal where 
the Street of Smt. Dimpi Chugh , present Member of Municipal Committee , Kalanaur is divided the Street of 
Sh . Ajit Singh Present Member of Municipal Committee , Kalanaur, then upto the house of Mohinder starting in south 
side Street of Sh . Dalip Singh Dhank then upto the house of Shanti Saroop by starting in west side Street of 
Sh . Virbhan Municipal Employee then upto the shop of Mukand Lal Juneja from in north side of Shop of Sh . Dhrama 
Miglani, through Mahavir Mandir then upto shop of Sh . Hari Chand , then upto House of Dhara south direction where 
junction of Main Bazaar Road and Street of Sita Ram Mandir is held on Tikona Chowk upto Sh . Pintu house, i.e. 
starting point. 
Ward No. 06 : - Where the junction is held in south side Street of Tikana Sati Bhai Sai Dass and Anaj Mandi Road , 
then upto the field of Sh . Chawla on Mokhra Road from Anaj Mandi Road, then upto the shop of J.P . from Mai Ram 
Ex -Member ofMunicipal Committee, Kalanaur on D . A . V . Chowk Near Lal Dharmshala , then to Jai Dayal shop from 
starting in south side of the point, then upto Zile Mistri s shop , then upto the house of Master Shanti Sawroop , then 
from Street of Sita Ram Mandir to Baba Haridas Misthan Bhandar, then in south side upto Khurana Hospital then 
upto the house of Ashok Rohilla from the house of Roshan Lal Baniya , then upto the house of Dev Narang then upto 
the house of Parmod Chugh from starting in south side Street of Bahenji Ka Gurudwara , then starting from Street of 
Sh . Somnath Ex -Municipal Employee upto House of Basant Lal, then upto the house of Dayal , then starting in north 
direction upto the house of Satish Miglani, then upto the house of Sh . Vashudev Dua, Ex -Municipal, Secretary , then 
starting from where the Tikana Sati Bai Sai Dass (North side) and Anaj Mandi Road Junctioned each other, i.e . 
starting point. 
Ward No. 07 : - Where the junction of Basana Road and north direction /side of Municipal Committee , Kalanaur 
is held starting from north side of Municipality through agriculture land where the north or east side joint together 
upto junction , then starting the East side of Municipal Committee, Kalanaur towards south side where East 
side of Municipal Committee, Kalanaur is junctioned with Rohtak -Bhiwani Main Road , then starting on Main Road 
of Rohtak - Bhiwani toward city Kalanaur through Power House upto Dhingra Petrol Pump, then upto Mokhra 
Road Chowk from Anaj Mandi Road through Model School west side, then upto kids Play School, then upto the 
house of Virender Singh Delhi wala in south direction , then upto house of Kanshi Ram in South side , then 
upto Sh . Shera Ki Dairy in West side , then upto the house of Sh . Kishan Lal Dua , Ex -Municipal Member in 
South side , then upto Manohar Lal house in South Side, then upto the house of Smt. Raj Kumari in South Side , then 
upto the house of Sh . Parkash , then upto S . D . School through house of Harbhagwan then upto the house of Shri Ram , 
then upto the corner of Gurudwara Lau wala , then upto the house of Shyam Chakki wala in North side, then upto 
shop of Lekh Raj then upto the house of Rajender then up to house of Balwan , then upto Anaj Mandi through 
Baba Braham Dass ki Kutiya of North direction of Basana Road , then upto the house of Om Parkash in west side, 
then upto house of Sombir through the house of Niku in west side then up to the Junction of Basana Road starting 
from the point in north side in front of Railway Quarters After that the north side of Kalanaur Municipality junctioned 
in Basana Road , i.e. starting point. 
Ward No. 08 :- Where the Road of Mokhra is divided by the Road of Anaj Mandi starting from the Anaj Mandi 
Road in the north side along house of Sh. Sanjeev Bangri and house of Sh. Bhup Singh Gujjar and upto house of 
Sh . Sajjan Advocate, then from Bala Ji Mandir to Sh . Sadhu Ram through the street of Sh . Banwari Lal Gujjar and 
upto the house of Sh. Hoshiar Singh , then starting from the back Street of I. T .I. in the north side upto junction of 
Street into Rohtak -Bhiwani Road , then starting on Rohtak -Bhiwani Road in south side upto the office of Block 


4860 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 21, 2017 ( AGHN . 29, 1939 SAKA) 


Education in front of Civil Hospital on I. T .I. Road of south side, then from point to Street ofGenius School in south 
side upto the Poly House of Sh . Malak Satram Dass Batra in the south side of Genius School, where is the Street is 
junctioned in the Main Rohtak - Bhiwani Road and upto shop of Raja Chholewala, crossing through Main 
Rohtak -Bhiwani Road upto the house of Sh . Mange Ram Jhimar in front of Ravidass Mandir then upto the house of 
Pyara Lal, Prajapat, then upto the house of Sh . Shankar Saluja , then upto the house of Sh . Ajit Present Member of 
Municipal Committee , then house of Sh . Sube Singh crossing through the street of Sh . Karan Singh Ex -Municipal 
Member upto house of Sh . Sat Ram Batra, further through the old D .A . V . School and house of Sh . Govind and house 
of Sh . Mai Ram , Prajapat, then upto the house of Sh . Sanjeev Bagri where the Anaj Mandi Road is divided of 
Mokhra Road , i.e . starting point. 
Ward No. 09 :- Starting from the point where the eastern limit of Municipal Committee Kalanaur is junctioned in the 
Main Rohtak - Bhiwani Road , then crossing the easier limit of Kalanaur Municipality towards south direction where 
Boundary of Municipal Committee , Kalanaur is junctioned in the Jindran Road , then on Jindran Road is Western side 
where the Road of Civil Hospital is junctioned in Main Rohtak - Bhiwani Road , then upto Raj Service Station on 
Rohtak - Bhiwani Main Road ofWestern side , then from Kachi Gali upto the corner of Genius School then upto the 
Plot of Sh . Ram Kumar J.E . in front of Block Educations Office in North Side of Genius School Road , then upto Bus 
Que Shelter on Jindran Mor in west direction of I. T . I, then towards Rohtak on Rohtak - Bhiwani Main Road upto the 
house of Jagdish , then upto the house of Joginder Fauji upto house of Sh . Chander Bhan in front of Model School in 
north side of Street Banwari Lal Gujjar, then upto the Dera of Baba Shernath , then upto Birla Enterprises , then upto 
Ajit Filling Station ( Petrol Pump) through Power House, Hotel of Dharambir Arya then the Eastern Boundary of 
Kalanaur Municipality Junctioned in Main Rohtak - Bhiwani Road , i.e. starting point. 
Ward No. 10 :- Starting from where the Boundary ofMunicipality Kalanaur Eastern side is divided the Jindran Road , 
then the Boundary of Municipality of eastern side along western side through Old Kacha Jindran Marg upto the 
Boundary of south East is junctioned , then from the south side of Municipality along western is junctioned with 
Nigana Road then from Nigana Road along City Kalanaur North side through Ved Model School, Sidarth School 
along Co -Operative Bank upto Haryana Roadways Workshop , then upto Sombir Pawaria house through Society wali 
gali north side, then upto the house of Ram Kumar then toward Rohtak on Main Rohtak -Bhiwani Road through 
Ravi Dass Mandir upto Kalanaur Police Station then upto D . A . V . School through Dushehra Ground on Jindran Road 
East side, then upto Boundary of Jindran Road is divided the East side ofMunicipality Kalanaur, i.e. starting point. 
Ward No. 11 :- Starting from where the Main Bhiwani Road is junctioned with Nigana Road next upto the house of 
Bijender Jangra on Main Rohtak - Bhiwani Road towards Rohtak City through Pal Spare Parts Shop then upto the 
house of Sh . Balbir towards the Gali of Smt. Laxmi Devi, Ex. President Palika in South side then upto the 
Co -Operative Bank through Society Wali Gali in West Direction then upto the shop of Dr. Panchal, then upto the 
House of Sh . Dig Ram through Nigana Road in south side then upto the house of Sh . Abhay Ram where Municipal 
Committee Kalanaur Nigana Road south side is divided upto junction , then upto the back side of Devi Mandir 
through Municipal Committee Kalanaur South Side along West side where Gudhan Road is junctioned , then upto 
the junction of Gudhana Road and Main Rohtak -Bhiwani Road through Gas Agency, B .D .O . office, upto 
Community Toilet of Municipal Committee, Kalanaur then upto the junction of Main Rohtak -Bhiwani Road and 
Nigana Road through Main Rohtak - Bhiwani Road towards Rohtak along office of the Municipal Committee, 
Kalanaur and Batra Kiryana Store, i.e. starting point. 
Ward No . 12 :- Starting from the Street of Mohan Lal Aneja with Street ofMahavir Mohalla is junctioned then upto 
the house of Padam Balmiki from Chakki of Sh . Ladha Ram in South side, then up to the house of Ashok Juneja then 
upto the Balmiki Community Centre Bada Panna then Plot in front of house of Sh . Shanti Saroop Balmiki then upto 
the house of Sh . Balraj through the house of Sh . Nanu Ram Balmiki then upto the house of Sh . Jeet Prajapat through 
Main Rohtak -Bhiwani Road then upto the Shop of Sh . Sadhu Ram Saini on Main Rohtak - Bhiwani Road South side 
through house of Sh . Madan Lal Bagri then upto the Shop of Sh . Jai Karan Sharma, Reporter, then upto Old Harsh 
Hospital then upto through Municipal Pond , Shop of Raju Batra, shop of Sh . Ramesh Bhatia then upto Avtar 
Communication , then upto Paruthi Sweets through Gali of Ambedkar Bhawan North side then upto the house of 
Sardar Sh . Gulshan then upto shop of Sh . Mulkhi through Gali of Congress Bhawan west side then upto Punjab 
National Bank through Main Bazaar North side then upto Gramin Bank then upto shop of Pali khera through Gali of 
Arya Samaj Mandir North side then upto the house of Ravi Musafir then upto the house of Kashmiri Lal through 
Street of Suresh Mehra North side then upto the house of Radha Shyam State Bank then upto the house of 
Sh . Palu Ram Numberdar East side then upto the house of Sh . Bala Ram , Balmiki North side then upto the house of 
Sh . Dilbag through Street of Subedar Jai Lal North side then here Street of Sh . Mohan Lal Aneja is junctioned with 
Street of Mahavir Mohalla and upto Chakki of Sh . Laddha Ram , i.e. starting point. 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 21 , 2017 ( AGHN . 29, 1939 SAKA) 


4861 


Ward No. 13 :- Starting from where the Street of Ex . Sarpanch Chaman Lal junctioned with Street of Ladies Health 
Centre then upto the house of Sh . Vikram through Street of Ladies Health Centre North side towards house of 
Manohar Lal, then upto the house of Ramesh Narang then upto the house of Pappu Sample through Street of 
Sh . Billa Malhotra North side then upto the house of Sh . Man Singh goldsmith then upto the shop of Master 
Bhupender through South side then upto the shop of Sh . Diwan Singh Rohilla south side then upto Clinic of Doctor 
Lucky then upto Congress Bhawan East direction then upto the junction of said Road in to Rohtak - Bhiwani Road 
through Road of Ambedkar Bhawan South direction then upto shop of Gopal Chawla then upto Nursery of 
Sh . Ram Parjapat through Main Rohtak - Bhiwani Road South direction Government Sr. Sec . School, State Bank of 
India then upto Sant Jinda Kalyan Ashram towards North direction then upto house of Smt. Bimla Anand present 
nominated Municipal Committee , Kalanaur Member then upto the junction of Street of Ladies Health Center and 
Street of Chaman Lal, Ex -Sarpanch upto house of Manohar Lal, i.e starting point. 
Ward No. 14 : - Starting from the Junction of Tashil Road and Kali Kamli Mandir Road then upto the house 
of Banwari Gujjar through Kali Kamli Mandir Road north side in front of J. K . M . School, the corner of Pond of 
Jhanjhar wala then upto the house of Jai Singh then upto the Patwar Khana from the point in North side then upto the 
shop of Municipal Committee , Kalanaur on Main Rohtak Road adjacent Community Toilet of Municipal Committee 
then upto the shop of Dharampal of crossing the Main Rohtak -Bhiwani Road where the junction of Diggi Road 
and Main Rohtak -Bhiwani Road is held then upto the house of Sh . Rajesh (Jolly ) Prajapat on Diggi Road South side 
then upto the house of Ram Chander on Bond Road then upto the house of Balbir Baghpuria through the house of 
Sh . Jilla , house of Taj then upto the Shivam Motors on crossing Main Rohtak - Bhiwani Road North side then upto 
where Tashil Road is divided Kali Kamli Mandir Road on Tashil Road North side, upto Pond of Municipality 
Jhanjhar wala , i.e. starting point. 
Ward No. 15 :- Where the Main Rohtak - Bhiwani Road is junctioned on Gudhan Road then from starting on Gudhan 
Road south side through the corner of Veterinary Hospital upto the Junction of Municipal Committee Kalanaur 
Gudhan Road south side then upto the junction of Bond Road with the point of Municipality Kalanaur North side 
towards west side then upto the turn of south side of Municipal Committee , Kalanaur towards North side then upto 
the turn of Boundary of Municipality west side towards turn the Boundary of Municipal Committee, Kalanaur in 
North side then upto the junction of west Boundary of Municipal Committee , Kalanaur starting towards west 
direction then upto the Temple of Santoshi Mata on Main Rohtak -Bhiwani Road from west direction of Municipal 
Committee , Kalanaur towards north side then upto the house of Sh . Sant Ram on Bhiwani Chungi starting from Main 
Rohtak -Bhiwani Road East side, through house of Sh . Rajbir , through house of Sh . Jaibir , through house of 
Sh . Krishan Lal then upto the house of Sh . Om Parkash , house of Shree Parkash , house of Dr. Surjeet starting from 
then upto the Pond of Municipal Committee, Kalanaur after crossing Bond Road then upto the Amar Banquet Hall on 
Bond Road then upto the house of Sh . Dharma, where the junction of Diggi Road North side is held with Main 
Rohtak -Bhiwani Road then upto the corner of Vishavakarma Dharamshala on starting from Main Rohtak - Bhiwani 
Road in East direction after that starting from the point to Panchayati Gaushala through Maszid then the point where 
the junction of Gudhan Road is held with Main Rohtak -Bhiwani Road , i.e. Starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55880 — C . S . - H .G . P ., Chd. 


